रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


MINE 


स 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (iii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( iii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 24 , 2017 / चैत्र 3 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY,MARCH 24 , 2017 /CHAITRA 3 , 1939 


सं . 16] 
No. 16 ] 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017 
आ . अ. 17 (अ). - निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम , 1999 द्वारा यथा - अंत : स्थापित ,निर्वाचनों का संचालन 
नियम, 1961 के नियम 27क के साथ पठित , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) की उप-धारा 22 , द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तंभ ( 2) में उल्लिखित 
अधिकारियों को स्तंभ (1) में उनके नाम के सामने उल्लिखित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता 
करने के लिए और जम्मू -कश्मीर राज्य से लोक सभा के उपनिर्वाचन में निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961, यथा -संशोधित, 
के भाग III क के तहत ऐसे सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को सौंपे गए कार्य-निष्पादन के लिए आयोग की दिनांक 23 मार्च, 
2017 की अपनी दोनों अधिसूचना सं . 3/जे . एण्ड के./ 2017( एन ) और सं. 3/जे. एण्ड के./ 2017( एस) में आयोग द्वारा यथा 
अधिसूचित मतदाताओं की अधिसूचित श्रेणी के लिए एतद्द्वारा , सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया 
जाता है: 

तालिका 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं . एवं नाम 

सहायक रिटर्निंग अधिकारी 


| 2 -श्रीनगर 
3 - अनंतनाग 


1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जम्मू 
2. परियोजना अधिकारी , आईसीडीएस , उधमपुर 
3. उप निदेशक , बागवानी, योजना एवं विपणन , दिल्ली 
[सं . 434/ भा . नि . आ ./ प्रादेशिक/ उत्तर-I/ जम्मू -कश्मीर- लो .स./ 2017] 

आदेश से , 
स्टैण्डहोप युहलुंग , प्रधान सचिव 


1690 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( iii )] 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd March , 2017 


0 . N . 17 (E ). — In exercise of the powers conferred by Sub -Section 22 of the Representation of 
the People Act, 1951 (43 of 1951), read with Rule 27A of the Conduct of Elections Rules , 1961, as 
inserted by the Conduct of Election (Amendment) Rules, 1999, the Election Commission of India 
hereby appoints the officers , mentioned in column (2 ) of the Table below , as Assistant Returning 
Officers for the ‘notified class of voters , as notified by the Commission in its Notification 
No. 3/J & K /2017(N ) and No. 3/J& K /2017(S ), both dated 23rd March, 2017 to assist the Returning 
Officers of the parliamentary constituencies mentioned against their name in column ( 1) of that 
Table, and for the performance of the functions assigned to such Assistant Returning Officers under 
Part III A of the Conduct of Elections Rules, 1961 , as amended , at the Bye - Elections to the House of 
the people fromthe State of J & K . 


TABLE 


No . & Name of Parliamentary Constituency 


Assistant Returning Officer 


| 2 - Srinagar 
3 - Anantnag 


1 . Deputy District Election Officer, Jammu . 
2 . Project Officer, ICDS , Udhampur 
3 . Deputy Director Horticulture , Planning 

and Marketing, Delhi 


[ No. 434/ ECI/TERR/ NOR-I/J & K - HP/2017 ] 


By Order , 


STANDHOPE YUHLUNG , Principal Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 मार्च, 2017 
आ . अ. 18( अ). - यत:, जम्मू -कश्मीर राज्य में 2-श्रीनगर और 3- अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अनेक 
निर्वाचक बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण दूसरे स्थानों पर प्रव्रजित हो गए थे और निवास के अपने सामान्य स्थान से बाहर 
विभिन्न स्थानों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं ; और 


यत :, भारत निर्वाचन आयोग ने , ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के मत देने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, निदेश दिया 
था कि ये प्रवासी , अपने अस्थायी प्रवास के बावजूद , संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपने नामों के 
समावेशन / प्रतिधारण के लिए अपने संबंधित स्थानों के सामान्य निवासियों के रूप में माने जाते रहेंगे और इसलिए, उनके 
नामों को 01.01. 2017 की अर्हक तारीख के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से पुनरीक्षित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक 
नामावलियों में शामिल किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी ; 


[ भाग II - खण्ड 3( iii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अब , इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 14 के अंतर्गत 
राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के अनुसरण में , वर्ष 2017 में आयोजित किए जाने वाले लोक सभा के उप 
निर्वाचन में मतदान में मत देने के प्रयोजनार्थ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 60( ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा , केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् , 2-श्रीनगर और 3- अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 
से किसी में भी नामांकित पूर्वोक्त ऐसे प्रवासी निर्वाचकों को , जो निवास के अपने स्थान से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनसे इतर 
जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया गया है, उक्त 
अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षा के पूरे किए जाने की शर्त के अधीन , डाक मतपत्र के द्वारा अपने 
मत देने के लिए व्यक्तियों की अधिसूचित श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 

[ सं . 3/ जम्मू -कश्मीर/ 2017( एन )] 

आदेश से , 
स्टैण्डहोप युहलुंग , प्रधान सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd March , 2017 


0 . N . 18 (E ). — Whereas , a number of electors of 2 - Srinagar and 3 - Anantnag Parliamentary 
Constituencies in the State of Jammu and Kashmir had migrated because of compelling 
circumstances and have been temporarily residing in various places outside their place of ordinary 
residence ; and 


Whereas , the Election Commission of India , having regard to the right of franchise of such 
migrant electors , directed that these migrants shall continue to be treated as ordinary residents of 
their respective places , for inclusion /retention of their names in the electoral roll of the constituency 
concerned , despite their temporary migration and as such their names were allowed to be included in 
the electoral rolls of the said constituencies summarily revised with reference to 01.01. 2017 as the 
qualifying date ; 

Now , therefore, the Election Commission of India , in exercise of powers conferred by 
Section 60 ( c ) of the Representation of the People Act, 1951, for the purposes of giving votes at the 
poll in the bye - election to the House of the People, to be held in the year 2017 , in pursuance of the 
notifications to be issued by the President under Section 14 of the Representation of the People Act, 
1951, hereby notifies, after consultation with the Central Government, the aforesaid migrant electors 
enrolled in any of the Parliamentary Constituencies of 2 - Srinagar and 3 - Anantnag, who are residing 
outside their place of residence , but other than those who have been notified as specified class of 
persons under Section 25 of the said Act, as the notified class of persons to give their votes by postal 
ballot, subject to the fulfillment of the requirement specified in the rules made under the said Act. 


[ No. 3/J & K/ 2017( N)] 

By Order, 


STANDHOPE YUHLUNG , Principal Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (iii ) ] 


__ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 मार्च, 2017 
आ . अ. 19( अ). - यत :, जम्मू- कश्मीर राज्य में 2- श्रीनगर और 3- अनंतनाग संसदीय निर्वाचन- क्षेत्रों के अनेक 
निर्वाचक बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण दूसरे स्थानों पर प्रव्रजित हो गए थे और निवास के अपने सामान्य स्थान से बाहर 
विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं; और 

यत :, भारत निर्वाचन आयोग ने, ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के मत देने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, निदेश दिया 
था कि ये प्रवासी , अपने अस्थायी प्रवास के बावजूद , संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपने नामों के 
समावेशन/ प्रतिधारण के लिए अपने संबंधित स्थानों के सामान्य निवासियों के रूप में माने जाते रहेंगे और इसलिए, उनके 
नामों को 01. 01. 2017 की अर्हक तारीख के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से पुनरीक्षित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक 
नामावलियों में शामिल किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी ; 

___ अब , इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 14 के अंतर्गत राष्ट्रपति 
द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के अनुसरण में , वर्ष 2017 में आयोजित किए जाने वाले लोक सभा के उप निर्वाचन 
में मतदान में मत देने के प्रयोजनार्थ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, एतद्वारा , 2- श्रीनगर और 3- अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में भी नामांकित पूर्वोक्त ऐसे प्रवासी निर्वाचकों 
को , जो निवास के अपने स्थान से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनसे इतर जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 
के खंड ( ग) के अंतर्गत डाक मतपत्र के द्वारा मत देने के लिए अधिसूचित किया गया है, व्यक्तियों की ऐसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के 
रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिनके लिए ऊपर उल्लिखित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाओं से बाहर विशेष मतदान 
केन्द्रों की व्यवस्था की जाएगी । 

[सं . 3/ जम्मू -कश्मीर/ 2017( एस)] 

आदेश से , 

स्टैण्डहोप युहलुंग , प्रधान सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd March , 2017 
0 . N. 19 ( E). - Whereas, a number of electors of 2 - Srinagar and 3- Anantnag Parliamentary Constituencies in 
the State of Jammu and Kashmir had migrated because of compelling circumstances and have been temporarily residing 
in various places outside their place of ordinary residence; and 

Whereas, the Election Commission of India , having regard to the right of franchise of such migrant electors, 
directed that these migrants shall continue to be treated as ordinary residents of their respective places , for 
inclusion /retention of their names in the electoral roll of the constituency concerned , despite their temporary migration 
and as such their names were allowed to be included in the electoral rolls of the said constituencies summarily revised 
with reference to 01.01.2017 as the qualifying date; 

Now , therefore , the Election Commission of India , in exercise of powers conferred by Section 25 of the 
Representation of the People Act, 1951, for the purposes of giving votes at the poll in the bye -election to the House of the 
People , to be held in the year 2017 , in pursuance of the notifications to be issued by the President under Section 14 of the 
Representation of the People Act, 1951, hereby specifies the aforesaid migrant electors enrolled in any of the 
Parliamentary Constituencies of 2 -Srinagar and 3 - Anantnag , who are residing outside their place of residence, but other 
than those who have been notified under clause ( c ) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951 to vote by 
postal ballot, as the specified class of persons for whom special polling stations shall be provided outside the territorial 
limits of the Parliamentary Constituencies mentioned above . 

[ No . 3/J & K/ 2017 ( S )] 

By Order, 
STANDHOPE YUHLUNG , Principal Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

ALOK 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date: 2017.03.28 
15: 39 :10 + 05 30 


ALOK ale 


